निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 834) 


7 कार्तिक 1935 ( श0) 
पटना, मंगलवार , 29 अक्तूबर 2013 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


अधिसूचना 


28 अक्तूबर 2013 
सं0 नि० प्रा०/नि० 1- 05 /2012 खंड-I-1134 — प्राधिकार की अधिसूचना संख्या- 1061 दिनांक 24.09.2013 में 
आंशिक संशोधन करते हुए MEDN-UN18MZ120114 तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड , मुजफ्फरपुर 
का निर्वाचन कार्यक्रम निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है : 

प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य पद के लिए निर्वाचन कार्यक्रम 


मतदान , अगर आवश्यक हो 


11.11. 2013 ( सोमवार ) 


7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक 


मतगणना 


11.11.2013 ( अपराह्न 3 - 4 बजे से ) 


अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन कार्यक्रम 


नामांकन की तिथि 


12. 11. 2013 ( मंगलवार ) 


11 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक 


बिहार गजट ( असाधारण ), 29 अक्तूबर 2013 


संवीक्षा की तिथि 


12. 11. 2013 ( मंगलवार ) 


1 बजे अपराह्न से 3 बजे अपराह्न तक 


अभ्यर्थिता वापसी की तिथि 


12. 11. 2013 ( मंगलवार ) 


3 बजे अपराह्न से 5 बजे अपराह्न तक 


मतदान , अगर आवश्यक हो 


22. 11.2013 ( शुक्रवार ) 


7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक 


मतगणना 


22. 11. 2013 ( अपराह्न 3 - 4 बजे से ) 


2. अधिसूचना की अन्य बातें यथावत रहेंगी । 


आदेश से , 


फूल सिंह , 


मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 834 -571 + 50-डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


